निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 731 ) 


10 अग्रहायण 1933 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 1 दिसम्बर 2011 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

1 दिसम्बर 2011 
सं० को0प्र0स्था0 - 11 / 2011 - 10905 -वि0 — बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियम - 2 के 
आलोक में बिहार भवन , नई दिल्ली में कार्यरत लेखा कार्यालय को कोषागार, बिहार भवन , नई 
दिल्ली तथा उस कार्यालय में पदस्थापित लेखा पदाधिकारी को बिहार भवन कोषागार , नई दिल्ली के 
कोषागार पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है । । 

2. स्थानिक आयुक्त , बिहार भवन , नई दिल्ली को बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियमों 
के आलोक में उपरोक्त संहिता के कार्यान्वयन हेतु समाहर्ता घोषित किया जाता है। कोषागार 
पदाधिकारी , बिहार भवन स्थानिक आयुक्त के अधीन कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन करेंगे । 

3 . बिहार भवन , नई दिल्ली में अवस्थित सरकारी कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य जिनका 
निष्पादन लेखा कार्यालय , बिहार भवन , नई दिल्ली से हो रहा है, का निष्पादन पत्र निर्गत की तिथि 
से बिहार भवन कोषागार , नई दिल्ली के नाम से किया जायेगा । साथ ही समस्त लेखा का संधारण 
बिहार भवन कोषागार , नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा । बिहार भवन के क्षेत्राधिकार में सभी निकासी 
एवं व्ययन पदाधिकारी नव घोषित बिहार भवन कोषागार से ही अपना सरकारी नगदी कारोबार 
करेंगे। 

4 . नव घोषित बिहार भवन कोषागार , नई दिल्ली का स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष- 2054 ( खजाना 
एवं लेखा प्रशासन), लघु शीर्ष- 097 ( खजाना स्थापना ), उप शीर्ष-0001 ( कोषागार ) एवं विपत्र कोड 
नं0 - N - 2054000970001 से विकलित होगा । 

5 . स्थानिक आयुक्त , बिहार भवन , नई दिल्ली अपने क्षेत्र में अवस्थित सभी विभागों / 
कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची एवं अन्य संबंधित अभिलेख नव घोषित 
कोषागार को उपलब्ध करा देंगे, जिनका नगदी कारोबार एतद् संबंधित कोषागार से ही किया जायेगा । 

6 . स्थानिक आयुक्त , बिहार भवन , नई दिल्ली संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीगण को 
यह निदेश देंगे कि बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 70 , 84 एवं 117 में निहित प्रावधानों 
के अनुसार वे अपने हस्ताक्षर का नमूना एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भेजें । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण) , 1 दिसम्बर 2011 


___ प्रकाशित किया जाय 


आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में 

प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेज दी 
जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मिहिर कुमार सिंह , 

सचिव ( व्यय )। 


बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 731 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


